शासन 


पंजीयन क्रमांक “ छत्तीसगढ़ / दुर्ग / 
तक . 114-609/ 2003/ 20-01-03. " 


उसीस 


"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक 
शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक 
टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत . क्रमांक 
जी . 2-22 - छत्तीसगढ़ गजट /38 सि . से. 
भिलाई , दिनांक 30-5-2001. " 


दि 


सत्यकाम 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 40 ] 


रायपुर, शुक्रवार , दिनांक 5 अक्टूबर 2007 - आश्विन 13, शक 1929 


भाग 3 ( 2 ) 


-- 


सांख्यिकीय सूचनाएं 


कार्यालय, आयुक्त , भू - अभिलेख एवं बन्दोबस्त, छत्तीसगढ़ 


छत्तीसगढ़ राज्य में मौसम , फसल तथा पशु - स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन , सप्ताहांत बुधवार , दिनांक 15-08-2007 


द 


1 . 


मौसम एवं वर्षा.- राज्य में मौसम प्राय: सामान्य रहा किन्तु वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है. 


( अ ) 


( ब ) 


( स ) 


01 मि . मी . से 17.4 मि . मी . तक :- तह. धरमजयगढ़ ( रायगढ़ ) , तह . कुरूद (धमतरी) , तह. छुईखदान ( राजनांदगांव ) , तह . 
कवर्धा, पण्डरिया ( कवर्धा), तह . मस्तुरी, मुंगेली, लोरमी (बिलासपुर ), तह . कटघोरा ( कोरबा ) , तह. मनेन्द्रगढ़ ( कोरिया ) में वर्षा 
का होना प्रतिवेदित किया गया है . 
17.5 मि . मी . से 34.9 मि . मी . तक :- तह. सरायपाली (महासमुंद ), तह . सीतापुर ( सरगुजा), तह . तखतपुर , मरवाही , 
मस्तुरी , पेन्ड्रारोड (बिलासपुर ), तह. भानुप्रतापपुर ( कांकेर ), तह. करतला , पाली, कोरबा ( कोरबा ) , तह . धमतरी ( धमतरी ), तह . 
गुण्डरदेही , धमधा, डोंडी, लोहारा, साजा ( दुर्ग ), तह . डोंगरगांव , खैरागढ़, डोंगरगढ़ ( राजनांदगांव ) , तह . सक्ती ( जांजगीर - चांपा ), 
में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है. 
35.0 मि . मी . से 53.1 मि . मी . तक : - तह. कोटा (बिलासपुर ), तह. घरघोड़ा, खरसिया ( रायगढ़) , तह . सोनहत , बैकुंठपुर 
( कोरिया ), तह . महासमुंद ( महासमुंद ), तह . दुर्ग , गुरूर ( दुर्ग ) , तह . कोण्डागांव ( बस्तर ), तह. नरहरपुर ( कांकेर ), तह : बगीचा 
( जशपुर ) में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है. 
53.2 मि . मी . से 244.9 मि . मी . तक :- तह , बेमेतरा, डोंडी, बालोद ( दुर्ग ), तह . प्रतापपुर, राजपुर , अंबिकापुर , सूरजपुर , 
वाड्रफनगर , पाल, लुण्ड्रा, सामरी ( सरगुजा), तह. नगरी ( धमतरी ) , तह. राजनांदगांव , मानपुर , मोहला , अम्बागढ़ ( राजनांदगांद). 
तह. चारामा, कांकेर , पखांजूर, अन्तागढ़ ( कांकेर ), तह . पत्थलगांव, कुनकुरी, जशपुर ( जशपुर ), तह . बिलासपुर ( बिलासपुर ), 
तह. रायगढ़, लैलूंगा , सारंगढ़ ( रायगढ़), तह . भरतपुर ( कोरिया) , तह. बसना ( महासमुंद), तह . जगदलपुर , केशकाल, ( बस्तर ), 
तह. जांजगीर, चांपा, पामगढ़, नवागढ़ , जैजेपुर , मालखरौदा ( जांजगीर - चांपा ) में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है , 

रायपुर 
जिले में अब तक की कुल वर्षा 876.3 मि.मी. एवं दंतेवाड़ा जिले में अब तक की कुल वर्षा 88.5 मि . मी . हुई है. 


( द ) 


। 


161 


162 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 5 अक्टूबर 2007 


[ भाग 3 ( 2 ) 


( इ ) 


250.0 मि . मी . से अधिक : - निरंक . 


2 . 


जुताई, बोनी एवं रोपाई.- प्राय: सभी जिलों में जुताई, बोनी व रोपाई का कार्य किया जाना प्रतिवेदित किया गया है . 


3 . 


सिंचाई. 


जिला रायगढ़, कवर्धा, रायपुर में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त होना प्रतिवेदित किया गया है. 


4 . 


कटाई.- समस्त जिलों में कटाई का कार्य ना होना प्रतिवेदित किया गया है . 


.5 . 


फसल स्थिति.- जिला बस्तर में धान , मक्का व ज्वार की स्थिति सामान्य है . जिला रायगढ़ में फसल स्थिति सुधरी है . जिला कोरिया में तिल , 
सांवा , उड़द , धान , मक्का , ज्वार , तुअर की स्थिति सामान्य है. जिला महासमुंद में धान, तिल, सन की स्थिति सामान्य है. जिला राजनांदगांव में धान , कोदों -कुटकी 
व अन्य की स्थिति सामान्य है. जिला बिलासपुर में धान , ज्वार , मक्का, तिल , सोयाबीन , तुअर , कोदों -कुटकी, मूंगफली की स्थिति सामान्य है. जिला कवर्धामें धान , 
मक्का की स्थिति सामान्य है. जिला सरगुजा में ज्वार , तुअर , उड़द, मूंगफली, धान , मक्का, अम्बाड़ी की स्थिति सुधरी है. जिला कांकेर में धान , मक्का, तिल , तुअर , 
ज्वार ; सागभाजी व अन्य की स्थिति सामान्य है . जिला कोरबा में धान, मक्का , कोदों - कुटकी, उड़द, तुअर , कुल्थी तिल की स्थिति सामान्य है . जिला दंतेवाड़ा में धान , 
मक्का , ज्वार की स्थिति सामान्य है. जिला जांजगीर - चापा में गन्ना , तिल , मूंगफली, अम्बाड़ी की स्थिति सामान्य है . 


6 . 


पशु - स्थिति.- पशु -स्थिति प्राय : सभी जिलों में संतोषप्रद होना प्रतिवेदित किया गया है. 


7 . 


चारा .. 


चारा प्राय: सभी जिलों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है . 


8 . 


बीज प्राप्ति.- बीज प्रायः सभी जिलों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है. 


9 . 


खेतिहर श्रमिक.- खेतिहर श्रमिक प्राय: सभी जिलों में सामान्य दरों पर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है. 


:. 


. 
. 


... 


1 


भाग 3 ( 2 ) ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 5 अक्टूबर 2007 


163 


मौसम , फसल तथा पशु - स्थिति का साप्ताहिक सूचना -पत्रक , सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 15-08-2007 


जिला / तहसील 1. सप्ताह में हुईवर्षा :- | 2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा 
( अ ) वर्षा की माप 

उन पर वर्षा का प्रभाव : 
मि . मी . में . ( अ) प्रारंभिक जुताई पर. 
( ब ) वर्षा कम है या ( ब ) बोनी पर. 

( स ) रोपाई पर , अगर धान 

की रोपाई होती हो . 
( द ) खड़ी फसल पर रोग 

व कीड़ों के आक्रमण के 

असर का वर्णन सहित . 
( य ) कटी हुई फसल पर . 


बहुत अधिक . 


3. अन्य असामयिक घटना और उसका 5. सिंचाई के लिए 7. बीज की 
फसलों पर प्रभाव . 

पानी ( 

( कम प्राप्ति . 
4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान , गत अथवाअधिक ) 8. कृषि - 
वर्ष की तुलना में : 

6. पशुओं की सम्बन्धी 
( 1 ) फसल का क्षेत्रफल 

हालत तथा मजदूरों 
( अ ) अधिक , समान या कम . 

चारे की प्राप्ति . की प्राप्ति . 
( ब ) प्रतिशत. 
( 2 ) फसल की हालत 

( अ ) सुधरी हुई , समान या बिगड़ी हुई. 
( ब ) प्रतिशत . 


( 1 ) 


( 2 ) . 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


जिला - रायपुर 


5. पर्याप्त . 


1. रायपुर 
2. बलौदा बाजार 


मिलीमीटर 
रायपुर जिले में अब 

तक कुल वर्षा 
876.3 मि . मी . हुई 


2. जुताई एवं बोनी , रोपाई का 3 . 

4. ( 1 ) फसल स्थिति सामान्य है . 


7. पर्याप्त . 
8. पर्याप्त . 


कार्य पूर्ण . 


6. संतोषप्रद , 


चारा पर्याप्त . 


3. बिलाईगढ़ 
4. कसडोल 
5. सिमगा 


है . 


. 


6. भाटापारा 


7. आरंग 


8. अभनपुर 


- 


11 . 


9. पलारी 
0. राजिम 

देवभोग 
12. बिन्द्रानवागढ़ 

( गरियाबंद ) 
13. तिल्दा 


मिलीमीटर 


जिला - महासमुन्द 
1. महासमुन्द 


.: 


46.7 


5 . 


7 . 


. 


2. बसना 


69.2 


8. पर्याप्त . 


2. जुताई एवं बोनी का कार्य जारी 3. 

है. कहीं - कहीं धान फसल में 4. ( 1 ) धान, तिल , सन , मूंगफली, उड़द 6. संतोषप्रद, 
कीट प्रकोप है दवाई छिड़काव गमोठ , तुअर की स्थिति सामान्य है. 
कर रोकथाम की जा रही है . ( 2 ) उपरोक्त फसलें समान .. 


3. सरायपाली 


33.8 


चारा पर्याप्तः 


जिला - धमतरी 


मिलीमीटर. 


30.6 


2. रोपाई का कार्य जारी है. 


3 . 


7. पर्याप्त . 


1. धमतरी 
2. नगरी 


94.0 


4. ( 1 ) फसल स्थिति सामान्य है. 


5. पर्याप्त . 
6. संतोषप्रद , 

चारा पर्याप्त. 


8. पर्याप्त . 


3. कुरूद 


9.6 


1.64 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 5 अक्टूबर 2007 


{ भाग 3 ( 2 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


जिला - दुर्ग 


मिलीमीटर 


46.2 


7. पर्याप्त. 


1. दुर्ग 
2.पाटन 
3. गुंडरदेही 


2. जुताई, बोनी का कार्य जारी | 3. 

4. ( 1 ) सन , कपास , मूंगफली, तिल , गन्ना 

की स्थिति सामान्य है. 
( 2 ) उपरोक्त फसलें समान . 


5. पर्याप्त . 
6. संतोषप्रद , 


8. पर्याप्त . 


26.0 


चारा पर्याप्त . 


4.धमधा 


20.2 . 


5. बालोद 


157.0 


6. गुरूर 


43.0 


24.0 . 


7. डौंडीलोहारा 
8. बेमेतरा 
9. बेरला 


64.0 


. 


10. साजा 


32.0 


.. 


11. नवागढ़ 


12. डौंडी 


80.0 


मिलीमीटर 


79.1 


2. रोपाई का कार्य जारी है . 


7. पर्याप्त . 


23.4 


जिला - राजनांदगांव 
1. राजनांदगांव 
2. डोंगरगांव 
3. खैरागढ़ 
4. छुईखदान 
5. डोंगरगढ़ 


8. पर्याप्त . 


30.0 


3 . 

5. पर्याप्त . 
4. (1 ) धान, कोदों - कुटकी व अन्य की स्थिति 6. संतोषप्रद , 
सामान्य है . 

चारा पर्याप्त . 
( 2 ) उपरोक्त फसलें समान. 


14.5 
34.5 
81.0 
80.0 


6. मानपुर 


7. मोहला 
8. अम्बागढ़ चौकी 


55.0 


. 


मिलीमीटर 


जिला - कवर्धा 

कवर्धा 
2. पण्डरिया . 


1 . 


. 


14.5 


6.0 


nic 


2. जुताई व बोनी का कार्य जारी | 3. 

5. अपर्याप्त . 
4. ( 1 ) धान, मक्का , सोयाबीन, तुअर , उड़द | 6. संतोषप्रद , 

की स्थिति सामान्य है . 
( 2 ) उपरोक्त फसलें समान . 


7. पर्याप्त . 
8. पर्याप्त . 


. 


चारा पर्याप्त. 


-- 


... 


मिलीमीटर 


जिला - बस्तर 
1. जगदलपुर 


58.5 


5. पर्याप्त 


45.3 


2. कोण्डागांव 
3. केसकाल 


2. जुताई, बोनी का कार्य जारी है.| 3. 

4. (1 ) धान , मक्का , ज्वार , तुअर , उड़द की 6. संतोषप्रद , 
स्थिति सामान्य है. 

चारा पर्याप्त . 
( 2 ) उपरोक्त फसलें समान . 


7. पर्याप्त . 
8. पर्याप्त . 


65.5 


- 


मिलीमीटर 


जिला - नारायणपुर 
1. नारायणपुर 


न 


2 . 


3 . 


5 . 


4 .. ( 1 ) 


6 . 


8 . 


. 


Farara 


R 


- 


- 


भाग 3 ( 2 ) ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 5 अक्टूबर -2007 


1.165 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


जिला - कांकेर 


मिलीमीटर 


. 


1. कांकेर 


63.4 


2. रोपाई का कार्य जारी है . 


3 . 


7. पर्याप्त . 


60.6 


8. पर्याप्त . 


35.0 


2. चारामा 
3. नरहरपुर 
4. भानुप्रतापपुर 
5. पखांजूर 
6. अन्तागढ़ 


5 . 
4. (1 ) धान , मक्का , तिल , तुअर , ज्वार , 16. संतोषप्रद , 
सांवा, भाजी व अन्य की स्थिति 

चारा पर्याप्त . 
सामान्य है . 
( 2) उपरोक्त फसलें समान. 


34.4 


90.0 


141.9 


मिलीमीटर 


जिला - दंतेवाड़ा 
1. दंतेवाड़ा 
2. बीजापुर 
• 3 . भोपालपट्टनम 


पर्याप्त . 


सम्पूर्णजिले 
दंतेवाड़ा में 
88.5 मि.मी. 


2. जुताई , बोनी , रोपाई का कार्य | 3. 

5. पर्याप्त . 
जारी है. धान फसल को कीट 4: (1 ) धान , मक्का , ज्वार, राहर की स्थिति 6. संतोषप्रद, 
प्रकोप से क्षति हो रही है . 

की सामान्य है . 
( 2 ) उपरोक्त फसलें समान . 


8. पर्याप्त . 


चारा पर्याप्त . 


4. कोन्टा 


वर्षा हुई . 


5. सुकमा 


. 


मिलीमीटर 


* जिला - बीजापुर 
1..बीजापुर 
2. भैरमगढ़ 


2 . 


5 . 


7 . 


3 . 
4. ( 1 ) 


6 . 


8 . 


मिलीमीटर 


. 


63.0 


जिला -बिलासपुर 
1. बिलासपुर 
2. मस्तुरी 
3. मुंगेली 


2. जुताई, बोनी व रोपाई का 


3 . 


7 . 


17.0 


कार्य पूर्ण. 


8. पर्याप्त . 


11.6 


5. पर्याप्त . 
4. (1 ) धान, मक्का , तिल , ज्वार, कोदों -16. संतोषप्रद, 

कुटकी, मूंगफली, सोयाबीन , तुअर की चारा पर्याप्त . 

स्थिति सामान्य है. 
( 2 ) उपरोक्त फसलें समान . 


7.5 


4. लोरमी 
5. मरवाही 
6. कोटा 


21.2 


49.2 


7. तखतपुर 


30.0 


17.5 


8. पेन्ड्रारोड 
9. बिल्हा 


121.8 


मिलीमीटर 


जिला - जांजगीर 

चांपा 
1. जांजगीर 


160.2 


5 . 


2. चांपा 


2. जुताई एवं बोनी का कार्य पूर्ण | 3. 
रोपाई का कार्य जारी है. 4. ( 1 ) गन्ना , तिल , मूंगफली, अम्बाड़ी की 6. संतोषप्रद , 

स्थिति सामान्य है. 
( 2 ) उपरोक्त फसलें समान. 


7. पर्याप्त . 
8. पर्याप्त . 


240.6 


3. पामगढ़ 


159.8 


चारा पर्याप्त 


4. सक्ती 


29.8 


5. डभरा 


63.2 


116.0 


6. नवागढ़ 
7. जैजेपुर 
8. माल खरौदा 


81.4 


86.0 


जिला - कोरबा 


मिलीमीटर 


, 


1. कोरबा 


32.2 


2 . 


3 . 


7. पर्याप्त . 
8. पर्याप्त 


2. करतला 


20.3 


- 


16.6 


3. कटघोरा 
4. पाली 


5. पर्याप्त . 
4. (1 ) धान , मक्का, कोदो - कुटकी, उड़द , 6. संतोषप्रद , 
तुअर, मूंगफली, कुल्थी, तिल की 

चारा पर्याप्त . 
स्थिति सामान्य है . 
( 2 ) उपरोक्त फसलें समान .. 


30.6 


166 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 5 अक्टूबर 2007 


[ भाग 3 ( 2 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


जिला - सरगुजा 


मिलीमीटर 

70.7 


7. पर्याप्त . 


34.9 


8. पर्याप्त . 


57.0 


2. जुताई व रोपाई का कार्य | 3 . 

5. पर्याप्त . 
जारी है . 

4. ( 1 ) मूंगफली, मक्का , धान , ज्वार , गन्ना , | 6. संतोषप्रद, 

तुअर , उड़द , तिल , आलू, अम्बाड़ी 

की स्थिति सुधरी है . 
( 2 ) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई . 


चारा पर्याप्त . 


. 


1. अम्बिकापुर 
2. सीतापुर 
3. सूरजपुर 
4. प्रतापपुर 
5. लुन्ड्रा 
6. पाल 

( रामानुजगंज ) 
7. वाड्रफनगर 


165.3 


72.0 


157.0 


. 


91.8 


190.0 


8. सामरी 
( कुसमी ) 


9. राजपुर 


155.0 


मिलीमीटर 


जिला - कोरिया 

( बैकुण्ठपुर) 
1. सोनहत 
2. बैकुण्ठपुर 
3. मनेन्द्रगढ़ 


40.4 


1 . 


पर्याप्त . 


44.8 


8. पर्याप्त 


2. जुताई व बोनी का कार्य जारी 3 . 

5. अपर्याप्त . 
है . कम वर्षा के कारण धान 4. ( 1 ) धान , मक्का, ज्वार , सांवा, उड़द , 16. संतोषप्रद , 
की रोपाई प्रभावित हो रही है. अरहर ,तिल की स्थिति सामान्य है . 

चारा पर्याप्त . 
( 2 ) उपरोक्त फसलें समान . 


15.0 , 
55.0 


4. भरतपुर 


मिलीमीटर 


71.4 


7. पर्याप्त . 


2. जुताई एवं बोनी का कार्य 3. 
पूर्ण . 

4. ( 1 ) फसल स्थिति सुधरी है . 


39.4 


जिला - रायगढ़ 
1. रायगढ़ 
2. घरघोड़ा 
3. खरसिया 
4. लैलूंगा 
5. सारंगढ़ 
6. धरमजयगढ़ 


5. अपर्याप्त . 
6. संतोषप्रद , 

चारा पर्याप्त . 


8. पर्याप्त . 


48.4 


82.0 


56.4 


.. 


7.0 


१ 


जिला - जशपुर 


मिलीमीटर 


105.2 


1. पत्थलगांव 
2. कुनकुरी 


7. पर्याप्त . 
8. पर्याप्त . 


58.0 


2. बोनी, रोपाई का कार्य जारी है. 3. 

5. अपर्याप्त . 
4. ( 1 ) गन्ना , तिल , मूंगफली की स्थिति 6. संतोषप्रद , 

सामान्य है . 
( 2 ) उपरोक्त फसलें समान. 


3. बगीचा 


44.0 


चारा पर्याप्त . 


4 . 


जशपुर 


90.2 


* टीप .--- जिला नारायणपुर एवं बीजापुर से पत्रक अप्राप्त है. 


- 


व्ही . के . कर्णेवार 


उप आयुक्त , 
वास्ते - आयुक्त , 


- 


भू - अभिलेख एवं बन्दोबस्त ; छत्तीसगढ़ . 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय , राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -- 2007. 


